निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 आश्विन 1936 ( AO ) 
( सं0 पटना 789 ) पटना , वृहस्पतिवार , 25 सितम्बर 2014 


सं0 1 ए /11 - 56 / 08 - - 8965 वि० 


वित्त विभाग 


प्रेषक, 


बी. राजेन्दर , 


सचिव (संसाधन ), वित्त विभाग । 


सेवा में , 


महालेखाकार , बिहार , 


वीरचन्द पटेल पथ , पटना । 


दिनांकः 25 सितम्बर 2014 


विषय : वित्त विभाग, बिहार , पटना के अन्तर्गत चालक संवर्ग के स्थायी रूप से स्वीकृत कुल- 76 पदों में 

से 33 तैतीस ) पद वितनमान - पी . बी .- 1 - 5200 - 20 , 200 / - ग्रेड पे - 1900 /-) को प्रत्यार्पित करने के 
संबंध में । 


महाशय , 

___ निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य पुनर्गठन के पश्चात वित्त विभाग , 
बिहार के लिए चालक संवर्ग में स्थायी रूप से स्वीकृत कुल - 76 पद है । वर्तमान में इस संवर्ग में 
मात्र - 43(ततालीस ) पदों की आवश्यकता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 सितम्बर 2014 
अतएव प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग, बिहार , पटना के 


अन्तर्गत चालक संवर्ग के कुल - 76 पदों में से कुल - 33 (तैतीस) पदों को प्रत्यार्पित किया जाता है । उक्त 


प्रत्यापर्ण के पश्चात वित्त विभाग में कुल - 43तितालीस ) पद रह जायेंगे । 


विश्वासभाजन , 


बी . राजेन्दर, 


सचिव ( संसाधन ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 789- 571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


